निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 692) 


29 ज्येष्ठ 1937 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 19 जून 2015 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

16 जून 2015 
सं0 1 / निजी( सं०आ० ) - 16 / 07 - 5274 / वि० — वित्त विभाग के अन्तर्गत वित्त विभाग के बजट सलाहकार के 
सृजित पद को दिनांक 17.06.15 के प्रभाव से अगले दो वर्षों के लिए विस्तारित करते हुए उक्त पद पर श्री तिलक 
राज गौरी, सेवा निवृत, अपर सचिव - सह - बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को पुनर्नियोजित किया जाता 


2. उक्त नियोजन की अवधि में श्री गौरी को सेवा निवृत की तिथि को प्राप्त मूल वेतन से उनको देय पेंशन 
की राशि घटाकर वेतन भुगतान किया जाएगा । पे बैण्ड - 37, 400 - 67 ,000 / - + ग्रेड पे - 8900 पर अनुमान्य आवास 
भत्ता और महंगाई भत्ता भी देय होगा, परन्तु नियोजन की अविध में पेंशन पर मंहगाई राहत देय नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
__ जयन्त कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 692 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih. nic .in 


